निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1933 ( श ० ) 
पटना, सोमवार , 2 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 1 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
21 दिसम्बर 2011 


सं0 6 / पणन( स ) 130 / 08-5606 — दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट 1962 की धारा -20 (2) के 
प्रावधान एवं भारत के असाधारण राजपत्र (भाग ।।- खण्ड ।) दिनांक 29 अगस्त 2001 में विधि, न्याय एवं कम्पनी 
मामलों के मंत्रालय (विधान मंडल विभाग ) द्वारा प्रकाशित दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ( संशोधन) ऐक्ट 2001 की 
कंडिका 3( बी ) में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार डा 0 दिलीप कुमार जायसवाल, स.वि.प. पूरबपाली 
रोड, किशनगंज को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगामी तीन वर्षों के लिए बिहार राज्य भंडार निगम 
(मुख्यालय मौर्यलोक, पटना) के निदेशक पर्षद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करती है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


- 


रामाश्रय कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1-571 + 20 - डी टी 0 पी 01 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


